रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


ROHD 


- 


- - - - - 

H 


- - - 


- - - - - - 
asirtra 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 27 , 2017 / वैशाख 7 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017 /VAISAKHA 7 , 1939 


सं . 1176 ] 
No . 1176 ] 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017 


का . आ . 1326( अ). – केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके प ” चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड ( ii ), 
तारीख 15 दिसम्बर , 2016 में प्रकाति , भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 4051 ( अ ), 
तारीख 14 दिसम्बर , 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , राजस्थान राज्य के सीकर जिले में 
विष रेल परियोजना, अर्थात, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए 
अर्जित करने के अपने आ ” य की घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार 
पत्रों, अर्थात् " दैनिक भास्कर " तारीख 13 जनवरी, 2017 और " राजस्थान पत्रिका " तारीख 13 जनवरी, 2017 में प्रकाशित किया 
गया था ; 


और, एक आक्षेप प्राप्त हुआ है और सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया । 


__ और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट सौप दी है ; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के 
लिए अर्जित की जाएगी ; 

__ और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


2798 GI / 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूचो 
राजस्थान राज्य के सीकर जिले में वि ”ीष रेल परियोजना, अर्थात् , वेस्ट्रन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की 
जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम : 
तालुका का नाम : 


सीकर 
नीम का थाना 


क्रम 
संख्या ग्राम का नाम 


खसरा 
संख्या 


भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 


। (1) ( 2) 
___ ( 1 ) | भगेगा 


( 3) 
183 


भूमि का | भूमि अर्जित भूमि 
प्रकार की का क्षेत्रफल 

| प्रकृति । (हेक्टयर में ) 
(4 ) (5 ) | (6 ) 
गैर मुमकिन निजी । 0. 1000 

आबादी 


| फूलसिंह पुत्र पैपसिंह हि . 1 / 4 जवाहर 
सिंह पुत्र बख्तारवर सिंह हि. 1 / 4 सा . 
गोविन्दपुरा रामदास सिंह पु. मोहबत सिंह 
हि . 5 / 64 जोरसिंह लादुसिंह फूल सिंह 
पि . गंगा सिंह सांवत सिंह पुत्र शैतान सिंह 
हि . 5 / 64 मेगसिंह जमन सिंह साल सिंह 
मूलसिंह पि . बलदेव सिंह हि . 5 / 64 
भंवरसिंह सुरजन सिंह पि . तख्तसिंह हि. 
5 / 64 भगवान सिंह पुत्र चन्द्रसिंह हि . 
1 / 16 भूरसिंह फकीर सिंह मु . धापा जोजे 
प्रभुसिंह हि . ब . 1 / 16 नारायण सिंह पुत्र 
भूरसिंह हि . 2 हिस्सा बचन सिंह पुत्र 
चन्द्रसिंह 1 हिस्सा हणमान सिंह कानसिंह 
पि . बख्तावर सिंह हि . 1 / 16 कौम राजपूत 
सा . देह खातेदार 
राजस्थान सरकार 


184 


बारानी 1 । सरकारी 


0.0155 


। (2) | भोमगढ़ 


402 


बारानी 2 


निजी 


0 . 0330 


272 


0 .0155 


गैर मुमकिन | सरकारी 
रेलवे 
चाही 3 | निजी । 


274 / 1 | 


0 .0260 


| रामदेई बेवा भूदाराम भगवानसहाय 
बनवारीलाल पि . भूदाराम हि . ब. कौम रैगर 
सा . देह 
रेलवे विभाग 
मुलाराम पु. सीता हि . 1 / 4 राहिन सीकर 
के . सह.बैक लि . शाखा कांवट मुर्तहीन 
श्योपाल पि . सीता हि . 1 / 4 पेपाराम पु . 
सीताराम हि . 1 / 4 राहिन राज . ग्रामिण 
बैक सिरोही मुर्तहीन नोरगं पि . हनुमान हि. 
1 / 8 राहिन एस. बी . आई. शाखा 
नीमकाथाना मुर्तहीन श्रवण पि . हनुमान हि . 
1 / 8 कौम गुर्जर सा. देह खातेदार 
रेलवे विभाग 
अणची बेवा दुर्गा पालाराम बाबूलाल शैतान 
कैलाष पि . दुर्गा कौम गुर्जर सा . देह 
खातेदार राहिन राज. ग्रामिण बैक शाखा 
सिरोही मुर्तहीन 
महादेव पु. रामदत्त कौम ब्रहम्ण सा . 
गोविन्दपुरा खातेदार 


271 


0. 0250 


गैर मुमकिन | सरकारी 

रेलवे 
चही 3 निजी 


अन्टाला 


823 


0. 1560 


813 


0 .0190 


। गैर मुमकिन । निजी । 

सड़क 
बारानी 3 निजी 
बारानी 2 | 

निजी 


812 


0 . 0060 


820 


0 .0200 


पतासी बेवा मुलाराम रामरतन मोहनलाल 
राजेन्द्र कैलाष गोपाल पि . मूलाराम हि . 
1 / 3 हि . ब . राहिन स्टेट बैक बीकानेर एण्ड 
जयपुर शाखा नीमकाथाना मुर्तहीन मामराज 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पु. मागू हि . 1 / 3 बिन रहन सोनी बेवा 
बोदूराम बनवारीलाल पु. बोदूराम हि . 1 / 3 
राहिन एस. बी . आई . शाखा नीमकाथाना 
मुर्तहीन कौम हरिजन सा . देह खातेदार 
नगरपालिका नीमकाथाना 


(4) 


नीम का थाना । 


653 


0 . 0340 


655 


गैर मुमकिन | निजी 

आबादी 
गैर मुमकिन निजी । 

आबादी 
गैर मुमकिन 

निजी 
आबादी 


0.0450 


नगरपालिका नीमकाथाना 


651 


0. 0090 


नगरपालिका नीमकाथाना 


[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 846 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th April, 2017 


S . O . 1326 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), number S . O . 4051 ( E ) , dated the 14th December, 2016 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ), dated the 15 “ December , 2016 and issued under section ( 1 ) 
of section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexure to the said 
notification for the purpose of execution , maintenance, management and operation of the Special Railway 
Project, namely , Western Dedicated Freight Corridor in the District of Sikar in the State of Rajasthan ; 


And whereas , the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, 
namely, “ Dainik Bhaskar ” , dated the 13th January, 2017 and “ Rajasthan Patrika ” dated the 13th January, 2017 under 
sub -section ( 4) of section 20A of the said Act ; 


And Whereas, one objection has been received and the same have been considered and disallowed by 
the Competent Authority . 


____ And whereas,in pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 20E of the said Act , the Competent Authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose. 


And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the 
schedule annexed here to shall vest absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , for the Special Railway Project, namely , Western 
Dedicated Freight Corridor in Sikar District in the State of Rajasthan . 


Name of the District 


: 


Sikar 


Name of the Taluka 


Neem Ka Thana 


Serial 
Number 


Type of 
Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land owner / 

Interested persons 


( 1 ) 
(1) 


Name of Survey | Nature of 

the Number / | Land 
Village | Block 

Number 
( 2 ) (3) ( 4 ) 
Bagega 183 Geir 

Mumkin 
Aabadi 


(5 ) L (6 ) 

(7 ) 
Private 10. 1000 Pholsingh S / O Pepsingh share 14 

Jwaharsingh S /O Bakhtawarsingh share 
1/4 sa Govindpura Ramdassingh S /O 
Mohbatsingh share 5 /64 Jorsingh 
Ladusingh Pholsingh S /O Gangasingh 
Sawatsingh S /O Saitansingh share 5 /64 
Megsingh Jamansingh Salsingh 
Moolsingh S /O Baldevsingh share 5 /64 
Bhawarsinhg Surjansingh S /O Takhtsingh 
share 5764 Bhagwansingh S/O 
Chandarsingh share 1/ 16 Bhursingh S / O 
Phakirsingh Mu. Dhapa Joje Prabhusingh 
share 1/ 16 Narayansingh S / O Bhursingh 
share 2 Hissa Bachansingh S /O 
Chandarsingh 1 Hissa Hanmansingh 
Kansingh S /O Bakhtawarsingh share 1/ 16 

Kom Rajput Sa Deh Khatedar. 
Government 0 .0155 | Rajasthan Government 
Private 

0 .0330 Ramdei Beva Bhudaram Bhagwansahay 

Banwarilal S/ O Bhudaram share B . Kom 

Raigar Sa deh Khatedar . 
Government 0 .0155 Railway Vibhag . 


184 
402 


Barani 1 
Barani 2 


(2 ) 


| Bhomgarh 


272 


Geir 
Mumkin 
Railway 
Chahi 3 


274 / 1 


Private 


0 .0260 


Mularam S / O Seeta share 1 /4 Rahin Sikar 
Ke. Sah . Bank branch Kanwat Murthin 
Syopal S / O Seeta hi. 1 /4 Peparam S /O 
Seetaram share 1 /4 Rahin raj. Gramin 
Bank Sirohi Jilo Murthin Norag S /O 
Hanuman share 1 /8 Rahin S . B .I . branch 
Neem Ka Thana Murthin Sharwan S /O 
Hanuman share 1 /8 Kom Gurjar Sa Deh 
Khatedar . 
Railway Vibhag . 


271 


Government 


0 .0250 


Geir 
Mumkin 
Railway 
Chahi 3 


(3 ) 


Antala 


823 


Private 


0 . 1560 | Anchi Beba Durga Palaram Babulal 

Saitan Kailash S / O Durga Kom Gurjar 
Sa . Deh Khatedar Rahin raj. Gramin 

Bank branch Sirohi Murthin . 
0 .0190 | Mahadev S /O Ramdat Kom Brahaman 

Sa. Govindpura khatedar . 


813 


Private 


Geir 
Mumkin 
Sadak 
Barani 3 
Barani 2 


812 
820 


Private 
Private 


0 .0060 
0 . 0200 


Patasi Beva Mularam Ramratan Mohanlal 
Rajendar Kailash Gopal S / O Mularam 
share 1 /3 share B .Rahin SBBJ Bikaner & 


[ ATT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Jaipur branch Neem Ka Thana Murthin 
Mamraj S /O Mangu share 1/ 3 Bin Rahan 
Soni Beva Boduram Banwarilal S /o 
Boduram hi. 1/ 3 Rahin S . B . I Branch 
Neem Ka Thana Murthin Kom Harijan 
Sa . Deh Khatedar. 

lika Neem Ka Thana . 


(4 ) 


653 


Private 


0 .0340 


Neem Ka 
Thana 


655 


Private 


0 .0450 


Nagarpalika Neem Ka Thana . 


Geir 
Mumkin 
Aabadi 
Geir 
Mumkin 
Aabadi 
Geir 
Mumkin 
Aabadi 


651 


Private 


0 .0090 


Nagarpalika Neem Ka Thana . 


[ F . No. 2013 /LML / II/ 12 /8 /WC /846 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
MAN Date: 2017 .05.03 15 :34:26 + 05 30 


